निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 2 आश्विन 1930 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 24 सितम्बर 2008 


( सं० पटना - 461 ) 


सं० 3094 
सहकारिता विभाग 


संकल्प 

25 जुलाई 2008 
विषय : मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अवधि का विस्तार | 

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011 / 01 / 2008 
क्रेडिट - II दिनांक 11. 03. 08 तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय 
समन्वय समिति की दिनांक 24.03.08 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ 
इंडिया लि . पटना के पत्रांक 368 दिनांक 23.05.08 के आलोक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 
कतिपय जिलों में लागू करने हेतु संकल्प संख्या - 2239 दिनांक 29. 05 . 08 निर्गत किया गया है । 

2. उक्त संकल्प में ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15. 07. 08 तक निर्धारित की गई 


3. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि . पटना के पत्रांक 549 दिनांक 21.07.08 के आलोक में 
ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अवधि को दिनांक 15. 08. 2008 तक विस्तारित किया जाता है । 

___ 4 . संकल्प संख्या 2239 दिनांक 29 .05.08 की शेष शत् ” पूर्ववत रहेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 461- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 


